रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD. NO. D . L.-33004/ 99 


सममेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 4 
PART II Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3 ] 
No. 3 


नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 26 , 2006 / वैशाख 6, 1928 
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26 , 2006 /VAISAKHA 6 , 1928 


रक्षा मंत्रालय 
( रक्षा उत्पादन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 अप्रैल , 2006 
का . नि . आ . 6 ( अ ) . -- केन्द्र सरकार , आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 
71 ) , इसके बाद इसका 1982 अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाए, की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, निदेशक ( बी एण्ड ई ), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को संदाय आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है । श्री नरेन्द्र कुमार , 
संदाय आयुक्त 18 से 22 धाराओं के प्रावधानों के तहत समस्त दायित्वों का भुगतान , यदि कोई हो, करने सहित 1982 के अधिनियम के प्रावधानों के 
तहत संदाय आयुक्त से कार्यों को हाथ में लेते हुए, उन्हें पूरा करेंगे तथा तद्पश्चात 1982 के अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत यथापेक्षित शेष धनराशि 
का भुगतान आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड को करेंगे । धारा 18 से 22 के अंतर्गत किन्हीं दावों के संदर्भ में भुगतान करने से पूर्व संदाय आयुक्त 
कम्पनी को ऐसे दावों का खण्डन करने का अवसर मुहैया कराएंगे जैसाकि 1982 के अधिनियम की धारा 21 ( 4 ) के अंतर्गत अपेक्षित है । 

[ सं. 3( 4 )/2006 / डी ( कोर्ड ) ] 

रीता मेनन, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF DEFENCE 
(Department of Defence Production ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 2006 
S . R . O . 6 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of Section 15 of the Andhra Scientific Company 
Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1982 (71 of 1982 ), hereinafter referred to as the 1982 Act, the 
CentralGovernment hereby appoints Shri Narendra Kumar , Director (B & E ), Department of Defence Production ,Ministry 
of Defence as Commissioner of Payments . ShriNarendra Kumar, Commissioner of Payment will take up and complete the 
functions inhering in the Commissioner of Payments under the provisions of the 1982 Act including payment of all the 
liabilities, if any, under the provisions of Section 18 to 22 and thereafter make payment of the balance amount to the 
Andhra Scientific Company Limited as required under Section 23 of the 1982 Act. Before making payments in respect of 
any claimsunder Sections 18 to 22 the Commissjoner of Payments shall give the Company an opportunity of refuting the 
claim as required under Section 21 (4 ) of the 1982 Act in respect of such claims. 


[ No. 3( 4 ) 2006/ D ( Coord )] 
RITA MENON , Jt. Secy . 


1259 GI/ 2006 


- - .. - - - 


- - - - - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


